निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 170 ) 


19 पौष 1936 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार , 9 जनवरी 2015 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


- 


- 


___ अधिसूचना 

26 जुलाई 2014 
सं0 वि०स० विशेषाधिकार - 01/ 2014 - 1143/वि०स० । — सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता 
है कि पंचदश बिहार विधान - सभा के चतुर्दश सत्र में लघु जल संसाधन विभाग से श्री मंजीत कुमार सिंह , स०वि०स० द्वारा 
पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या - 87 से संबंधित विषय के जाँच हेतु बिहार विधान - सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन 
नियमावली के नियम - 59 के तहत माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा ने विशेष समिति का निम्न प्रकार से गठन किया है : 
1. श्री अन्नत कुमार सत्यार्थी, 

स०वि०स० 

संयोजक 
____ श्री अशोक कुमार सिंह , 

स०वि०स० 

सदस्य 
3. श्री संतोष कुमार निराला , 

स०वि०स० 

सदस्य 
4. श्रीमती डा० उषा विद्यार्थी, 

स०वि०स० 

सदस्य 
5. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहिन , 

स०वि०स० 

सदस्य 
श्री अनन्त कुमार सत्यार्थी स०वि०स० , इस समिति के संयोजक तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे । 
( ii ) समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से चार माह तक के लिए होगा । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

हरेराम मुखिया , 
प्रभारी सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 170- 571 +10-डी0टी0पी0 

Website : http :// egazette . bih .nic .in 


